निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 869 ) 


4 अग्रहायण 1935 ( श0 ) 
पटना, सोमवार , 25 नवम्बर 2013 


अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 


अधिसूचना 

13 नवम्बर 2013 
सं0 अ0सं0क0 -1 - 17 / 2011- 1655 — बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 53वीं से 55वीं संयुक्त प्रतियोगिता 
परीक्षा के आधार पर चयनित एवं नियुक्ति के उपरांत बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान , पटना में 
प्रशिक्षण के उपरांत निम्नलिखित जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारियों को वेतनमान रु0 9300 - 34800 - ग्रेड 
पे - 5400 में राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ उनके नाम के सामने स्तम्भ -5 में 
अंकित जिलों में उनके नाम के सामने स्तम्भ - 4 में अंकित तिथि के प्रभाव से अगले आदेश तक जिला अल्पसंख्यक 
कल्याण पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


क्र० 


पदाधिकारी का नाम / मेघा 


गृह जिला 


विभाग में योगदान | पदस्थापन का 
की तिथि 

जिला 


सं० 


क्रमांक 


4 


1 


। 


17. 10. 2013 


मधुबनी 


सुश्री रश्मि / 106 
श्री जटा शंकर पान्डेय / 156 


पश्चिम चम्पारण ( बेतिया) 
जौनपुर ( उत्तर प्रदेश) 
चंदौली ( उत्तर प्रदेश) 


17. 10 . 2013 


सहरसा 


3 


श्री प्रकाश नारायण सिंह / 150 


24. 10 . 2013 


बक्सर 


बिहार गजट ( असाधारण), 25 नवम्बर 2013 
2. उपरोक्त पदाधिकारियों के द्वारा स्तम्भ 4 में अंकित तिथि के पूर्वाहन में विभाग में योगदान के पश्चात् उन्हें 
उसी तिथि के अपराह्न में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, वाल्मी परिसर , 
फुलवारी शरीफ , पटना में भेजा गया था । 

3. उपरोक्त तीनों पदाधिकारियों को बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान , वाल्मी परिसर, 
फुलवारीशरीफ , पटना के पत्रांक 1353 दिनांक 25.10.2013 द्वारा दिनांक 26.10.2013 के अपराह्न से विभाग के लिए 
विरमित किये जाने एवं उनके द्वारा विभाग में दिनांक 28. 10. 2013 के पूर्वाह्न में योगदान करने के पश्चात् पुनः विभागीय 
आदेश ज्ञापांक -1575 दिनांक 29 .10. 2013 द्वारा विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में प्रशिक्षण के उपरांत अपने पदस्थापन 
के जिला में जिला पदाधिकारी के अधीन रहकर कार्य करने हेतु आदेश दिया जाता है । 

4. उपरोक्त पदाधिकारीगण जिला में योगदान के पश्चात् दो माह का विहित व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने 
के उपरांत जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कार्यों का निष्पदन करेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

आमिर सुबहानी, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 869 - 571 + 10 - डी०टी०पी० । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


